निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं० पटना 552) 


14 अग्रहायण 1930 ( श ) 
पटना, शुक्रवार , 5 दिसम्बर 2008 


निगरानी विभाग 
( सूचना भवन ) 


अधिसूचना 

18 नवम्बर 2008 
सं०नि०वि० / बि०वि०परि० - जांच - 01 / 2008 - 6328 - गृह ( आरक्षी ) विभाग के पत्र संख्या - 3 / नि5 - 13 / 
2008 गृ0आ0 दिनांक 13 नवम्बर, 2008 के द्वारा बिहार विधान परिषद्, पटना में वर्ष 2006 में हुई अनियमित नियुक्ति 
से संबंधित मामले की जाँच निगरानी विभाग से कराने का निर्णय संसूचित किया गया है । इस संबंध में श्री 
राजकुमार सिंह, पिता - श्री कृष्णा सिंह, ग्रा0 + पो0 - ईटावा ( सी0डब्लू0जे0सी0 - 6479 / 2006) के द्वारा सचिवालय थाना 
कांड संख्या - 80 / 2008 दिनांक 24.05.2008 का अनुसंधान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया जाता 
है । निगरानी अन्वेषण ब्यूरो कांड का अनुसंधान अविलम्ब ग्रहण करे । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राज कुमार जैन , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 552 - 571 -डी0टी0पी0 । 


